. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

22 ज्येष्ठ 1936 ( श०) 
संख्या 266 राँची , गुरुवार 

12 जून , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
11 जून , 2014 


संख्या - 15 / अवकाश (निर्वा० )- 03 -02 /2014 का .- 6071-- राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक - 979 
दिनांक -4 जून , 2014 के आलोक में राँची नगर निगम महापौर के पद के लिए दिनांक -23 जून , 2014 ( सोमवार ) 
को निर्धारित मतदान के अवसर पर राँची नगर निगम क्षेत्र में उक्त तिथि को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट , 
1881 की धारा- 25 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है एवं राँची नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित 
सभी सरकारी कार्यालय / सार्वजनिक प्रतिष्ठान नियत तिथि को बन्द रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राहुल कुमार, 


सरकार के अवर सचिव | 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 266 - 50 | 


